निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 17 


4 वैशाख 1941 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

24 अप्रील 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


8-8 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


नियम , 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


9-11 


2 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 अप्रील 2019 
एस 0 ओ0 210, दिनांक 24 अप्रील 2019 -- राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा 
सेवा - शर्ते विनियमन ) अधिनियम 1996 (1996 का 27 ) की धारा -22 ( एच ) सहपठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार 
(नियोजन तथा सेवा - शर्ते विनियमन) ( संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में 
नियम -271 में 271(क ) अंतःस्थापित करते हुए निबंधित योग्य निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ कल्याणकारी 
योजना “पितृत्व लाभ योजना " के क्रियान्वयन के लिये नये आवेदन - पत्र का प्रावधान करती है , जो निम्नवत् है : 

प्रपत्र- xxxiv ( क ) 
बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) नियमावली -2005 

{ देखें नियम -271 ( क )} 
पितृत्व लाभ हेतु आवेदन पत्र 

पासपोर्ट 
साईज फोटो 


1 . 


2 . 


3 . 
4. 
5 . 
6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


निबंधित निर्माण कामगार का नाम 
पिता का नाम : 
पता 
निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि-. 
निबंधन के समय उम्र एवं जन्म तिथि 
कामगार का कोटि ( राजमिस्त्री, हेल्पर , प्लम्बर , बिजली मिस्त्री आदि ) 
जाति : -सामान्य /पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (स्वघोषणा पत्र के 
अनुसार ) 
सदस्यता की अवधि 
क्या सदस्यता चालू है 
अंतिम नवीकरण की तिथि : 
आवेदन पत्र प्रथम प्रसव / द्वितीय प्रसव के लिए पितृत्व लाभ हेतु दिया गया है: 
पत्नी का नाम (जिनका प्रसव हुआ है) 
क्या निर्माण कामगार की पत्नी निबंधित है ( हाँ / नहीं) 
पत्नी का आधार कार्ड संख्या ( छाया प्रति संलग्न करें ) 
शिशु जन्म की तिथि (शिशु जन्म प्रमाण- पत्र अथवा अस्पताल प्रसव प्रमाण - पत्र संलग्न करें): 
आवेदक का आधार कार्ड संख्या ( छायाप्रति संलग्न करें ) 
बैंक का विवरण 
बैंक का नाम एवं शाखा का नाम खाता संख्या जो आधार संख्या से जुड़ा हुआ IFSC कोड 

हो 


10 . 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें ) 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


3 


1 . 


प्रमाणित किया जाता है कि 
उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी के 

अनुसार 

सही है । 
2. इस योजना का लाभ पूर्व में अधिकतम एक प्रसव के लिए लिया गया है / नहीं लिया गया है । 
3. 

मेरे द्वारा दिये गये बैंक खाता को आधार संख्या से जोड़ लिया गया है तथा मेरे आधार संख्या का प्रयोग योजना का 
लाभ प्राप्त करने हेतु किया गया है । 
महत्वपूर्ण आवेदक द्वारा उनकी पत्नी, जिनका प्रसव हुआ है, का निबंधित निर्माण श्रमिक नहीं होने से संबंधित स्व - शपथ - पत्र 
संलग्न करें । 
स्थान 
दिनांक 

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान 


उपरोक्त कल्याणकारी योजना के लाभ हेतु उक्त प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार के पास आवेदन पत्र स्वीकार किए 


जाएंगे । 


( सं 0 बी.सी.डब्लू.सी. 

सी. - 18 / 2016 श्र 0 सं0-217 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सूर्यकान्त मणि , उप – सचिव । 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अध्यक्ष 


अधिसूचनाएं 

8 अप्रील 2019 
सं 0 भा ० स्था ०(02 ) -16 / 2006-1195 / प० व ० -– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई 
दिल्ली के पत्रांक -16019 / 01 / 2008-IFS - II दिनांक 16.04.2009 द्वारा निर्गत दिशा -निर्देश के आलोक में भारतीय वन 
सेवा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF) के पद पर चयन के लिए चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
(i) 

मुख्य सचिव, बिहार 
(ii ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

सदस्य 
पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार 
(iii ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF), बिहार 
(iv ) पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 

सदस्य 
मनोनीत Apex Scale के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि 
के एक पदाधिकारी 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


सदस्य 


1 . 


( i ) 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


8 अप्रील 2019 
सं 0 भा ० स्था ०( 02)-16 / 2006-1196 / प०व ० – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई 
दिल्ली के पत्रांक -20019 / 01 / 2019-IFS - II दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश के आलोक में भारतीय वन 
सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है : 
वरीय वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF), बिहार 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार 
(iii ) वरीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार 
प्रवर / वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिए 
(i) 

मुख्य सचिव, बिहार 
( ii ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 

पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार 
(iii ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF), बिहार 
(iv ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार 

सदस्य 
अथवा इनके अनुपस्थिति में वरीय अपर प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक , बिहार 


2 . 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


4 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


3 . 


- 


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिए 
(i) मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
(ii ) विकास 

आयुक्त, बिहार 

सदस्य 
(iii ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 

सदस्य 
पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार 
(iv ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF), बिहार 

सदस्य 
4 . प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिए 
(i) मुख्य सचिव , बिहार 

अध्यक्ष 
(ii ) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सदस्य 

विभाग , बिहार अथवा इनके अनुपस्थिति में 

विकास आयुक्त, बिहार 
(iii ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF), बिहार 

सदस्य 
2. इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या -2050 दिनांक 08.07.2008 एवं अधिसूचना संख्या -684 दिनांक 
20.02.2013 द्वारा गठित समितियों को अवक्रमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी , संयुक्त सचिव । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 जनवरी 2019 
सं 0 प्र0-11 / पथ अधि0-02-02 / 2017-468 ( E)-- सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले 
निम्नलिखित पथ / पथांश को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण हेतु निर्णय लिया जाता है : 
क्र ० जिला का पथ प्रमण्डल का पथ का नाम / मार्ग रेखन 

लम्बाई दायित्व रहित अनापत्ति 
स ० नाम नाम 

( कि 0 मी 0 में ) प्रमाण पत्र का प्रसंग 
1 . अररिया अररिया अररिया जिलान्तर्गत 

जिला | 26.50 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
मुख्यालय स्थित वन प्रमंडल 

अधिसूचना 
कार्यलय के निकट से बांसवाड़ी 

संख्या -12608, दिनांक 
महिषाकोल तथा झमटा होते हुए 

21.12.18 
कुर्साकॉटा जाने वाली सड़क तक 

पथ । 
2 . कटिहार कटिहार SH- 77 के नरैहीया के नजदीक से | 8.13 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
समेली गॉव होकर एन 0एच0-31 

अधिसूचना 
क्रौस कर मधेली - बरारी होते हुए 

संख्या -12486, दिनांक 
रौनियाँ शरीफगंज कटिहार पथ तक 

18.12.18 
का शेष पथांश । 
शैनी चौक से डगरशाम , कपछाही 12.60 
अम्मापट्टी सतधारा, डाईग होते हुए 

देकुली -सिसौनी, उधरा तक । 
4 . 

अशोक पेपर मिल से विदेश्वर 11.50 
स्थान एन 0 एच0-57 तक । 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
5 . दरभंगा 

दरभंगा SH- 50 एकमीघाट से 3.80 

अधिसूचना 

संख्या -12610 , दिनांक 
किलाघाट एल ० एन० मिश्रा PWD 

21.12.18 
सड़क । 
6 . हायाघाट बाजार से अशोक पेपर 

4.00 
मिल । 
7 . 

सुरेश चौक - डमैच - डेढ़आ- सुक्की 12.00 
सरैया घाट – मेहसी 
चौक - सुजावलपुर होते 
हुए एन0 एच0-28 तक पथ । 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
8 . वैशाली हाजीपुर चिकनौटा – भरथीपुर -पातेपुर तक 

3.50 

अधिसूचना 
पथ । 

संख्या -12606, दिनांक 


3 . 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


5 


5.30 


21.12.18 


9 . 
10 . 


वाजितपुर - नीरपुर -पातेपुर पथ । 
वाजितपुर – चाँद - मरूई पथ । 


4.00 


8.50 


11 . मधुबनी मधुबनी सकरी से तेनुआही चौक (एन० एच० ) 5.50 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
सड़क तक भाया रामपट्टी चौक 

अधिसूचना 
खजौली, सुक्की कमला साईफन 

संख्या -11631, दिनांक 
(सिधपकला से तेनुआही) 

22.11.18 
12. बेतिया 

बेतिया NH-727 (28 B) से छोटकी पट्टी 25.50 

ग्रा ० का ० वि ० की 
बडगाँव से खरपोखरा, बरवा बैराठी 

अधिसूचना 
होते हुए कदमहवा तक । 

संख्या -12484, दिनांक 

18.12.18 
13 . चकाई - कियाजोरी – बोने रोड । 

22.18 
14 . 

जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड के 29.15 
नक्सल प्रभावित एवं दो राज्यों को 
जोड़ने वाली सड़क में बडीबाग से 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
गगनपुर ( झारखंड सीमा) भाया 

अधिसूचना संख्या -03 , 
जमुई जमुई 
चरकापत्थर पथ 

दिनांक 01.01.19 
15 . 

बेसकीटांड ( एन 0 एच0-333 ) 

से 

20.00 
सिमुलतला (एन 0एच0-333ए ) पथ । 
16. सोनो से चरकापत्थर । 

15.08 
17. खगड़िया खगड़िया परिहारा से ईमली रेलवे स्टेशन होते 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
कोनिया 

अधिसूचना संख्या -4756, 

दिनांक 14.05.18 
18. 

कुटुम्बा प्रखण्ड में तमसी मोड़ 

3.5 
( पी ० एम ० जी ० एस० वाई0 रोड ) तमसी 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
औरंगाबाद औरंगाबाद 

तक । 

अधिसूचना संख्या-7934 
19. अम्बा - नवीनगर पथ से चकुआ । 3.5 

दिनांक 19.07.18 
20 . सिवान सिवान तितरा - नौतन - जगदीशपुर पथ । 13.00 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
अधिसूचना संख्या -8876, 

दिनांक 13.08.18 
2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का दायित्व रहित प्रभार 
संबंधित विभाग / नगर परिषद् से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित 
पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता ( अनुश्रवण ) को समर्पित करेंगें । 
अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे । 

संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा । 
अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी नारायण दास , 
अभियंता प्रमुख - सह- अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


: 


31 जनवरी 2019 
सं0 प्र0-11 / पथ अधि0-02-02 / 2017--935( E) -- सरकार के आदेशानुसार अन्य विभाग एवं नगर परिषद् के 
स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथ / पथांश को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण हेतु निर्णय लिया 
जाता है 
क्र ० जिला का पथ पथ का नाम / मार्ग रेखन 

लम्बाई 

दायित्व रहित अनापत्ति 
स ० नाम प्रमण्डल 

( कि 0 मी 0 में ) प्रमाण पत्र का प्रसंग 
का नाम 
गया गया -1 घेजन से ग्राम मेन ( मोरहर पुल तक ) पथ । 

ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
1 . 

4.30 अधिसूचना संख्या -199 

दिनांक 07.01.19 


6 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


2 . 


दरभंगा 


बेनीपुर 


सुपौल ( S.H.-56 ) से बौराम पथ । 


12.70 


ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
अधिसूचना संख्या -262, 

दिनांक 08.01.19 


3. 


मोतिहारी 


मोतिहारी 


6.30 


ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
अधिसूचना संख्या-264, 
दिनांक 08.01.19 


4. 


20.00 


ग्रा 0 का 0 वि 0 की 
अधिसूचना संख्या -260 , 
दिनांक 08.01.19 


5 . 


पूर्णियाँ 


एन 0 एच0-28 से कोटवा से बझिया +2 
विद्यालय होते 

होते हुए राजपुर खोरा से 
मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज तक पथ का 
शेष पथांश । 
पूर्णियाँ जिला को धमदाहा से भाया ढोकवा 
तरौनी कुकरौन हरिपुर कैमई प्रियंकर होते 
ईटहरी तक पथ । 
पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड के अमारी 
कुकरौन से काझा चौक (एस० एच-65) तक 
पथ । 
सरसी (एन 0 एच0-107 ) से भाया पारसमणी, 
चिकनी होते बहेलिया स्थान (एस० एच -65 ) 
तक । 

से आर ० पी ० एस० 
इंजिनियरिंग कॉलेज पथ भाया अपर्णा बैंक 
कॉलोनी । 


पूर्णियाँ 


21.50 


6. 


12.20 


पटना 


जलालपुर सिटी 


पथ 


पटना 
पश्चिम 


1.88 


7 . 


कार्यपालक पदाधिकारी , 
नगर परिषद्, दानापुर 

निजामत का 
पत्रांक -74, 

दिनांक 
07.01.19 


2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का दायित्व रहित प्रभार 
संबंधित विभाग / नगर परिषद् से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित 
पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता ( अनुश्रवण) को समर्पित करेंगे । 
अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे । 

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा । 
अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी नारायण दास , 
अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह - विशेष सचिव । 


: 


लम्बाई 


31 जनवरी 2019 
सं 0 प्र0-11 / पथ अधि0-02-02 / 2017–921 ( E) -- सरकार के आदेशानुसार अन्य विभागों / नगर परिषदों के 
स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथों / पथांशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण एवं संधारण हेतु निर्णय लिया जाता है 
क्र ० जिला का पथ पथ का नाम / मार्ग रेखन 

दायित्व रहित अनापत्ति 
स ० नाम प्रमण्डल 

( कि 0 मी 0 प्रमाण पत्र का प्रसंग 
का नाम 

में ) 
1 . दहलान चौक से अशोक टॉकिज रोड होते 

0.21 
कब्रगाह चौक तक । 
2. कचहरी रेलवे ढ़ाला से प्रताप चौक एवं पसवान 1.00 

नगर विकास एवं 
टोला होते शिवपुरी वाई पास रोड तक । 

आवास विभाग का 
सहरसा सहरसा 

पत्रांक -6740 , दिनांक 
प्रताप चौक से बम्पर चौक होते पंचवटी चौक 

1.05 

27.12.18 
तक । 
4 . 

प्रशांत सिनेमा मोड़ से बस पड़ाव के उत्तर गेट 0.55 

तक । 
5 . 

ईसलामियाँ चौक से छठ मंदिर बाईपास सड़क 

तक । 
2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता उपर्युक्त पथों को विभागीय पंजी में संधारित करते हुए पथ 
निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे । 


3 . 


0.89 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


7 


3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा । 
4. अधिग्रहण / निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

लक्ष्मी नारायण दास , 
अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह - विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 5-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


पथ निर्माण विभाग 


शुद्धि - पत्र 

10 दिसम्बर 2018 
सं 0 प्र0-11 / पथ अधि o - 02-02 / 2017-8491( E) -- विभागीय पत्रांक -3377 ( E), दिनांक 17.05.18 के द्वारा निर्गत 
अधिसूचना में क्र 0 सं0-17 में अंकित पथ का नाम “ दक्षिण किला गेट से ” के स्थान उत्तरी किला गेट से पढ़ा जाय, जो इस 
प्रकार है : 
जिला का पथ प्रमण्डल का नाम 

पथ का नाम / मार्ग रेखन 

लम्बाई 
स ० 

( कि 0 मी 0 में ) 
मुंगेर मुंगेर उत्तरी किला गेट से लॉ कॉलेज, 

3.84 
आई0 टी 0 सी 0 पार्क, पूरबसराय होते हुए 
मुंगेर बरियारपुर लिंक पथ । 


क्र ० 


नाम 


1 . 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

लक्ष्मी नारायण दास , 
अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

10 दिसम्बर 2018 
सं 0 प्र0-11 / पथ अधि0-02-02 / 2017-8487 ( E) -- विभागीय पत्रांक -6368 ( E ), दिनांक 10.09.18 के द्वारा निर्गत 
अधिसूचना में क्र 0 सं0-3 में अंकित पथ प्रमण्डल पटना सिटी के स्थान पर नई राजधानी पथ प्रमण्डल पटना पढ़ा जाय , जो 
इस प्रकार है : 
क्र ० जिला का पथ प्रमण्डल का नाम पथ का नाम / मार्ग रेखन 

लम्बाई 
स ० नाम 

( कि 0 मी 0 में ) 
1 . पटना नई राजधानी पटना जिलान्तर्गत कुम्हरार भागवत मिलन 

0.68 
मंदिर से चाणक्य नगर तक | 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

लक्ष्मी नारायण दास , 
अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 5-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


PER TE, 24 31 2019 


9 


बिहार 


गजट 


का 


Roti ( 370 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


No. cell 8 / Misc - 03-37 /2011 (part )—1921(s ) 

Road Construction Department 


Resolution 

The 8th March 2018 
Subject: -- Implementation ofMinistry of road transport & highways approved standards/ rates to 

obtain No-objection for Approach Roads to Petroleum Retail Outlet/KisanSeva 

Kendra on road - side under Road Construction Department, Bihar, Patna . 
The land of the Road Construction Department is brought into use for approachroad to 
Petroleum Retail Outlet / KisanSeva Kendra set up by different oil companies on the private land 
by road side of departmental roads.The company has to pay Salamiand annual rent upon 
executing lease with the land owner for lease of the land, Whereas the departmental letter 
bearing no. PW 1523 dated 1.5.1956 imparts in case of the lease of government road side land 
for installation of Petrol Pump and realisation of salami thatit has been decided that henceforth 
Public Works Department road side land should be leased temporarily for installation of Petrol 
Pump for a period of five years only and the amount of salamishould be charged @ 25% of the 
totalmarket value of the land for each settlement or its renewal of the settlement for five 

years. 
II. Ground rent will also be charged annually . 
III. Market value of the land ground rent at the rate of six per cent (it is now enhanced 

to ten per cent) of the and market value may be fixed in consultation with the 

Collector . 
2 . Due to the continuous enhancement ofMVR ratesin the past years and separate fixation 

ofMVRrates for commercial activities,every Petrol Pump has to pay a largeamount of 
moneyto the extentof rupees 5-20lakhsas Salami and annual rent. This amount goes up 
torupees 40 lakhs in urban areas. Request is being made continuously by the oil 
companies to charge rates as it is being done in other states. In the matter of National 
Highways there is provision in other states viz Madhya Pradesh and Rajasthan to charge 
one time user fee by the Ministry of Road Transport and Highways.Based on the letter 
no.RW/NH-33023/19/99-DO III dated 24.7.2013issued by the Ministry of Road 
Transport and Highwaysone time user fee to the extent of Rs.2.0 lakhs along with annual 
increment @ 5 % plus Rs.10,000 /-non - refundable processing fee is charged . After five 

years renewal fee is charged at the rate of rupees 10,000 /-. 
3 . Thus a consolidatedone time user fee of rupees 2.40 lakhs (for the year 2017 ) is charged 

upon the Petrol Pumps being installed upon the sites by different National Highways in 


10 


PER TE, 24 374 2019 


4 . 


5 . 


6 . 


Indiathough the vehicles plying on it are great in number ,and sale of petrol/ 
dieselaccordingly is much more on these in comparison to sale of State Highways/MDR . 
KishanSeva Kendra /HamaraPump, too , is installed by different Oil Companies in the 
State to make available the diesel on the StateMDR / village roadsso that diesel can be 
easily available to the farmers in the village areas. 
The governmentaccordinglyhas taken decision after thoughtful consideration that fee to 
be charged for approach road to Petrol pumps along the road side of the roads under the 
Road Construction DepartmentGovernment of Bihar shall be in accordance with 
standards/rates contained in letter no . RW /NH -33023/ 19 /99 -DO - III dated 23.7.2013 
issued by the Ministry of Transport and Highways Government of India. In lieu of the use 
of the approach road the fee to be charged as follows: 
I. State Highways and MajorDistrict Roads 

Rs 2,40,000 
(For installation of all kindsof Petroleum retailoutlets ) 
( This amount is fixed on the basis of base (calendar )year 2017 and such amount 

will be enhanced adding to @ 5 % increment each year to the amount as above ) . 
II . Non Transferable Application Processing Fee 

Rs 10,000/ 
III. Renewal of the license can be made on payment of Renewal Fee of Rs. 10,000 / 

(rupees ten thousand )after expiry of five calendar years from the date of issue of 

the License , NOC . 
It would be necessary to submit to the concerned Divisional Office anapplicationfor 
renewalfour months prior to the expiry of the period of Licenseand any rectification / 
clarification , if needed , would be obtained within two months thereof. The license shall 
be renewedfor next five yearswithin the period of next one month from the date of such 
rectification/ clarification. In case of application for renewalmade late, Rs. 5,000 /- shall 
be charged for each late month as fine. 
This License Feeshall be fixed and charged worth Rs. 1.20 lakhfor installation of fuel 
stations as KishanSeva Kendra / Hamara pump in rural areas. This amount has been fixed 
taking the calendar year2017 as base year & It will be fixedadding @ 5 % of the license 
fee for each year. 
At present action shall be taken in the following manner in respect of cases pending in 
related to No Objection Certificates (NOC ) for Petroleum Retail Outlets under the Road 
Construction Department, Government of Bihar, Patna : 
Those 

in which amount The claim of the applicant in such cases 
deposited as Salami and annual rent where amount has been deposited prior 
(for five years ) is in excess of the thereto would not be tenable upon the 
proposed ONE TIME USER FEE . 

deposited amount and after expiry of 
five years , 

renewal of License will 

commence under the new rule . 
Those in which amount 

The claim of the applicant in such cases 
deposited for Salami and annual rent would not be tenable upon the excess 
is in excess of the proposed ONE deposited amount earlier and NOC will 
TIME USER FEE and NOC has not be issued . 
been issued . 
Those cases in which the amount 

In such cases excess amount would not 
deposited for Salami and annual rent be charged and NOC shall be issued . 
is in excess of the proposed ONE 
TIME USER FEE and excessamount 
is to be deposited under old 
management/rule. 


7 . 


8 . 


cases 


ii 


cases 


iii 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2019 


11 


iv 


Those cases in which either the 
amount of Salami or annual rent has 
not been deposited. 


In such cases ONE TIME USER FEE 
shall be collected and NOC will be 
issued. 


Orders: -It is ordered that copy of the resolution would be published in the forthcoming edition 

of the extraordinary state gazette and for information to all Principle Secretaries , 
Secretaries and Head of the Departments . 

By the order of the Governor, 

Alok Kumar , 
Joint Secretary to the Government 

(Management Cell ). 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

5-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


